पीसगढ़ 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 -2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2 - 22- छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 371 ] 


रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2018 – भाद्रपद 31 , शक 1940 । 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 22 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 
क्रमांक एफ 1- 29 / 2008 / 25 -1. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल , एतद्द्वारा , 
छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ सेवा ( तृतीय 
श्रेणी अलिपिक वर्गीय ) भर्ती नियम , 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्: 

संशोधन 


उक्त नियमों में , 


1 . 


अनुसूची – दो के सरल कमांक 11 के कॉलम (6) के स्थान पर , निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 


" पदोन्नति कोटा: - 15 % पदों को , लिपिक वर्गीय संवर्ग ( सहायक ग्रेड - दो एवं 
सहायक ग्रेड - तीन) से भरा जायेगा एवं 25 % को , छात्रावास अधीक्षक श्रेणी " द " 
से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा । " । 


2. 


अनुसूची - तीन के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
" मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान में स्नातक या समकक्ष उपाधि । 
मानवविज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि 


741 


742 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2018 


या समकक्ष उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । प्राथमिकता से 
अभिप्रेत है लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में 
मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि 
या समकक्ष उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी । उपर्युक्त अर्हता 
के साथ समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में , अभ्यर्थी जिसका 
जन्म पहले हुआ हो , को प्राथमिकता दी जायेगी । " 


3. 


अनुसूची - चार के सरल क्रमांक 7 के कॉलम ( 2) के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
" छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द जो अनुसूची तीन में मंडल संयोजक के लिए 
विहित अर्हता रखते हो । 
अनुसूची - चार के सरल क्रमांक 7 के कॉलम (5) के स्थान पर , निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
1. अपर संचालक , आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास - अध्यक्ष, 
2. उपायुक्त (स्थापना - 2 / 3), - आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास – सदस्य , 
3. उपायुक्त (स्थापना - 5),- आदिम जाति तथा अनु0जा0विकास – सदस्य , 
4 . उप संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य , 


No.F 1- 29 /2008 /25-1. -- In exericse of the powers conferred by the proviso to Article 309 
of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby , makes the following 
amendments in the Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development 
Department Sub - ordinate (Class- III -Non -Ministerial) Recruitment Rules, 2011, namely : 


AMENDMENT 
In the said rules ; 

For Column (6 ) of serial number 11 of Schedule - II, the following shall be 
substituted , namely : 
" Promotion Quota :- 15 % seats shall be filled out of Clerical Cadre ( Assistant 
Grade- II and Assistant Grade -III and 25 % shall be filled out of Hostel 

Superintend Grade - " D " through Department Examination ." 
2. __ For Column (5) of serial number 9 of Schedule- III , the following shall be 

substituted, namely: 
"Graduate or equivalent degree in Anthropology/Sociology/Psychology 
Candidates holding Post Graduate or equivalent degree in 
Anthropology/Sociology/Psychology/Social Welfare shall be given perference . 
Preference means in case of the scores securing in Written Examination/ Interview 
are same, candidates holding Post Graduate or equivalent degree in 
Anthropology/Sociology/Psychology /Social Welfare shall be preferred . In the 


TITIE 276793 , ferich 22FHEAR 2018 


7.42 ( 1 ) 


event of candidate s Securing equal scores with qualification as above candidates 
born earlier shall be preferred ." 
For Column (2 ) of serial number 7 of Schedule - VI, the following shall be 
substituted , namely : 
" Hostel Superintend "Grade "D " who are eligible for Circle Orgainizers prescribed 
in Schedule -III." 


4 . 


For Column (5 ) of serial number 7 of Schedule - VI, the following shall be 


substituted , namely : 
" 1. Additional Director, Tribal and Scheduled Caste Development- Chairman . 

Deputy Commissioner (Estabilshment 2 / 3) Tribal and Scheduled Caste 
Development- Member . 
Deputy Commissioner (Establishment 5 ) Tribal and Scheduled Caste 
Development- Member. 
Joint Director, Tribal and Scheduled Caste Development- Member." 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

TH . CH . FA , YAA Hiaa. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


